निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 145 ) 


30 चैत्र 1933 ( श0) 
पटना, बुधवार, 20 अप्रील 2011 


सं0 के / कारा / रा०प० - 33 / 05 - 1440 

गृह ( कारा) विभाग 


- - 


- - - 


संकल्प 

31 मार्च 2011 
श्री विश्वनाथ प्रसाद नं0 – 2, बिहार कारा सेवा, कारा अधीक्षक के विरुद्ध मंडल कारा, सहरसा, सुपौल एवं 
उपकारा बाढ़ पदस्थापन काल में उनके द्वारा बरती गई अनियमितताओं के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 13390 , 
दिनांक 19 अप्रील 2006 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई, जिसे श्री प्रसाद नं0 – 2 की सेवानिवृत्ति के 
उपरांत अधिसूचना सं0 2143, दिनांक 13 अप्रील 2006 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत् 
संचलानार्थ परिवर्तित किया गया । 

उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए 
प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद नं0 - 2 से द्वितीय काराण पृच्छा की गई, परंतु कई स्मारों तथा प्रेस विज्ञप्ति 
प्रकाशन के बावजूद उनके द्वारा कोई उत्तर समर्पित नहीं किया गया । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातों की समीक्षा के उपरांत श्री विश्वनाथ 
प्रसाद नं0 – 2, अधीक्षक ( सेवानिवृत्त ) के विरुद्ध मंडल कारा, सहरसा, मंडल कारा, सुपौल एवं उपकारा, बाढ़ से 
विभिन्न तिथियों को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, कारा की पंजियाँ समय पर हस्ताक्षरित नहीं करने, कारा के 
अन्दर किसी भी दुर्घटना के समय कारा से अनुपस्थित रहने , प्रशासनिक विफलता तथा अनुशासनहीनता के आरोप 
प्रमाणित पाये गये । 


बिहार गजट ( असाधारण), 20 अप्रील 2011 
उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विश्वनाथ प्रसाद नं0 2, कारा अधीक्षक ( सेवानिवृत्त ) को उनके पेंशन से 50 
प्रतिशत के समतुल्य राशि की कटौती किये जाने का दंड दिया जाता है । इसपर बिहार लोक सेवा आयोग की 
सहमति भी प्राप्त है । 
आदेशः - आदेश दिया जाता हैं कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
एवं इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारी को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 145 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


